रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


WERS 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , अक्तूबर 30 , 2017 / कार्तिक 8 , 1939 
NEW DELHI, MONDAY , OCTOBER 30 , 2017 /KARTIKA 8, 1939 


सं . 3026] 
No. 3026] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2017 
का . आ . 3457 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3359 ( अ), तारीख 02 नवम्बर, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खण्ड 3, 
उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा केरल राज्य के कसारगोड़ जिले में राजमार्ग संख्या 17 ( नया रारा - 66 ) के 17. 200 कि . 
मी. से 104 .000 कि . मी . (तालपाडी - छेरूवाथुर सेक्शन ) के तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार - छह लेन का बनाने, आदि), 
अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की 
घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख 23 नवम्बर, 2016 को 
" मातृभूमि " और " उदयवाणी " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 


दे दी है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


6439 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


अनुसूची 
केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 ( नया रारा - 66 ) के कि . मी.17 / 200 से कि . मी. 104 / 000 ( थलापदी - चेरुवथुर खंड ) के 

लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


क्रम 


जिले 


तालुक 
का नाम 


भूमि 


सं . 


का नाम 


( वर्ग 


8 


2 

3 
| कसारागोड | 1)होसदुर्ग 


। गांव नाम | सर्वेक्षण संख्या 

भूमि 

क्षेत्रफल | हितबद्ध व्यक्ति का 
उप उप का की 

नाम 
विभाजन विभाजन प्रकार | प्रकृति | मीटर 

से पहले के बाद 
4 । 
1) बल्ला | 206 / 1 | 206 / 7 | सरकारी पोरमबोक 659 ट्रोचग ग्राउण्ड , 

कसारागोड 

म्युनिस्पलटी 
206 / 1 | 206 / 8 | सरकारी | पोरमबोक | 224 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 
206 / 1 | 206 / 9 | सरकारी । पोरमबोक | 18 ग्रासिंग ग्राउण्ड 
206 / 3 | 206 / 14 | सरकारी । शुष्क | 442 एडब्ल्यू लैण्ड रेवेन्यु 
206 / 3 | 206 / 16 | निजी । शुष्क । 198 शशिधरन के . एस . 

पुत्र रामास्वामी 
चेम्माट्टामवायल 

बल्ला 
206 / 3 | 206 / 17 | निजी । शुष्क | 54 गोकुलन , श्यामला 

पत्नी गोकुलन ( स्व .) 
चेम्माट्टामवायल, बल्ला 

(पीओ) 
206 / 3 | 206 / 18 | निजी । शुष्क । 

पी . वी . विनोदुकुमार 
पुत्र सुकुमारन 
पुथियाकंडाथिल 

हाउस चेम्माट्टामवायल 
___ 206 / 3 | 206 / 19 | निजी । शुष्क 31 चन्द्रावती के , शारदा 


59 


259 / 1ए | 259 / 27 | निजी । 


शुष्क । 


34 


पत्नी नारायणन नायर 
चेम्माट्टामवायल, बल्ला 
अन्नयूयन , 
मेलादुक्कम, बल्ला 
गांव 
ग्रासिंग ग्राउण्ड 


2 ) 


274 / 1ए 


274 / 5 | 


सरकारी | पोरमबोक | | 


1094 


होसदुर्ग 


274 / 1ए | 274 / 6 | निजी । 


शुष्क । 


73 


3 ) 


435 / 1बी । 


435 / 19 | निजी | बगीचा । 


270 


निलेश्वरम 


435 / 3 | 435 / 20 | निजी । 


बगीचा | 


29 


मनोहरन पुत्र कृष्णन 
थोयाम्मल हाउस , 
कृष्णा 
निलयम, बल्ला (पीओ) 
9847940157 
कुंहाम्बु पुत्र गोविंदन 
पूर्णिमा , मार्केट जंक्शन 
निलेश्वरम 
कुंहाम्बु पुत्र गोविंदन 
पूर्णिमा , मार्केट जंक्शन 
निलेश्वरम 
कुंहाम्बु पुत्र गोविंदन 
पूर्णिमा , मार्केट जंक्शन 
निलेश्वरम 
कुंहाम्बु पुत्र गोविंदन 
पूर्णिमा , मार्केट जंक्शन 
निलेश्वरम 
केशवन इम्ब्रांथिरी 
निलेश्वरम 
कुंहाम्बु पुत्र गोविंदन 
पूर्णिमा , मार्केट जंक्शन 
निलेश्वरम 


435 / 4 | 435 / 21 | निजी । 


बगीचा । 


435 / 8 | 435 / 22 | निजी | बगीचा । 


। 


435 / 9ए | 435 / 23 | निजी । बगीचा । 


3 


435 / 15ए | 435 / 24 | निजी । बगीचा । 


73 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


435 / 16बी | 435 / 25 | निजी । बगीचा 


57 


I 


435 / 17 | 435 / 26 | निजी । बगीचा । 


18 


कुंहाम्बु पुत्र गोविंदन 
पूर्णिमा , मार्केट जंक्शन 
निलेश्वरम 
कुंहाम्बु पुत्र गोविंदन 
पूर्णिमा , मार्केट जंक्शन 
निलेश्वरम 
| एडब्ल्यू लैण्ड रेवेन्यु 


353 / 1 | 353 / 4 | सरकारी । 


शुष्क । 


2179 


चेरुवथुर 


शुष्क । 


| 


60 


358 / 2बी | 358 / 23 | सरकारी ।| 
358 / 7 | 358 / 24 | निजी । 


47 


एडब्ल्यू लैण्ड रेवेन्यु 
राधा 
पुत्री अम्बु करनावर 


626 / 1 


|___ 626 / 11 | निजी । 


626 / 1 | 626 / 12 


निजी 


626 / 1 | 626 / 13 | निजी । 


626 / 1 | 626 / 14 | निजी । 


नंदानम निवास, पी . वी. 

नगर, चेरुवथुर 
शुष्क | 1381 पदमावती ए. वी . 

पुत्री नारायणि 
शुष्क | 1523 ए. वी . नारायणि 

पत्नी कृष्णा पोदुवाल 
शुष्क | 859 | ए. वी . लक्ष्मी अम्मा 

पुत्री 
कन्ना पोदुवाल , 
थझाथे मट्टालयी, 

चेरुवथुर 
शुष्क | 569 कृष्णन करिवेल्लुर , 

मट्टालयी हाउस , 

चेरुवथुर 
शुष्क । 250 विजयराघवन 

नाम्बियार 
मट्टालयी हाउस, 
चेरुवथुर 
तारिक अली, पुत्र 
मुहम्मद अली जमीला 
निवास , थकायम 
त्रिकरिपुर , 

7012122381 
शुष्क | 277 | एडब्ल्यू लैण्ड रेवेन्यु । 
शुष्क | 

| 140 | एडब्ल्यू लैण्ड रेवेन्यु 


___ 626 / 1 | 626 / 15 | निजी । 


250 


____ 626 / 1 | 626 / 16 | सरकारी । 

628 | 628 / 3 | सरकारी । 
योग 


10625 


[ फा . सं.भाराराप्रा / 11013 / एलए / नोटिफ / रारा.17 / पीआईयू – कोझीकोड़ ] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th October , 2017 
S . O . 3457 ( E ). — Where as by the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways Number S .O . 3359 ( E ), dated the 02nd November 2016 , published in the Gazette of India, Extraordinary Part 
II, Section 3 , Sub section ( ii) issued under sub section ( 1 ) of section 3A of the National Highways Act, 1956 ( 48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
schedule annexed to the said notification for building (widening/ four-laining , etc .), maintenance , management and 
operation of National Highway No. 17 ( New NH- 66 )on the stretch of land from Km. 17. 200 to Km. 104. 000 
( Thalapady -Cheruvathur Section ) in District Kasaragod in the State of Kerala ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in " Mathrubhoomi" and " Udayavani" 
both dated 23. 11. 2016 under sub -section ( 3 ) of section 3 (A ) of the said Act; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


And whereas objections have been received and the same has been considered and disallowed by the Competent 
Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section (1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of competent Authority and in exercise of the powers conferred 
by sub -section (1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the 
said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the strech of land from Km .17 .200 to 

Km . 104 .000 ( Thalapady -Cheruvathur Section ) of the National Highway No. 17 (New NH -66 ) in the State of Kerala . 


SI 


Name 
of the 
district 


Name 
of the 
taluk 


Name 
of 


Type 
of land 


No . 


Nature 
of land 


the 


Survey number 
Before After 
sub 

sub 
division division 


Area | Name of the person 
(in 

interested 
Square 
metre ) 


village 


1 


4 


1 


Kasaragod | 1 )Hosdurg | 1 )Balla 


L 


206 / 1 


206 /7 


Govt 


Poramboke 


659 


206 / 8 


206 / 1 
206 / 1 
206 / 3 
206 / 3 


206 / 9 
206 / 14 


Govt 
Govt 
Govt 
Private 


Poramboke 
Poramboke 

Dry 
Dry 


224 
18 
442 
198 


Trunching Ground , 
Kanhangad 
Municipality 
Forest Department 
Gracing ground 
AW land Revenue 
Sasidharan . K . S 
S /o Ramaswami, 
Chemmattamvayal 
Balla 


| 


206 / 16 


206 /3 


206 / 17 


Private 


Dry 


54 


Gokulan , Shyamala 
W /o Gokulan (L ) 
Chemmattamvayal, 
Balla (PO ) 


206 /3 


206 /18 


Private 


Dry 


59 


P . V . Vinodkumar , 
S /o Sukumaran 
Puthiyakandathil 
House 
Chemmattamvayal 


206 / 3 


206 / 19 


Private 


Dry 


Chandravathi. K , 
Sarada. K 
W / o Narayanan 
Nair 
Chemmattamvayal, 
Balla 


259/1A 


259 /27 


Private 


Dry 


34 


Annayyan , 
Meladukkam , Balla 
Village 


2 )Hosdu 


274 /1A 


274 /5 


| Govt 


Poramboke 


1094 || Gracing Ground 


1 % 


274 /1A 


274 /6 


Private 


Dry 


73 


Manoharan , Slo 
Krishnan , 
Thoyammal House , 
Krishna Nilayam , 
Balla (PO ), 
9847940157 


[ TT II – qus 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


435 /1B 


4 35 / 19 


Private 


Garden 


270 


3 ) 
Nileshw 


aram 


435 / 3 


| 


435 /20 


Private 


Garden 


29 


435 / 4 


435 /21 


Private 


Garden 


435 / 8 


435 /22 


Private 


Garden 


Kunhambu , Slo 
Govindan , 
Poornima, Market 
Junction , 
Nileshwaram 
Kunhambu , Slo 
Govindan , 
Poornima, Market 
Junction , 
Nileshwaram 
Kunhambu , Slo 
Govindan , 
Poornima, Market 
Junction , 
Nileshwaram 
Kunhambu , Slo 
Govindan , 
Poornima, Market 
Junction , 
Nileshwaram 
Keshavan 
Embranthiri, 
Nileshwaram 
Kunhambu , Slo 
Govindan , 
Poornima,Market 
Junction , 
Nileshwaram 
Kunhambu , S /o 
Govindan , 
Poornima, Market 
Junction , 
Nileshwaram 
Kunhambu , S / o 
Govindan , 
Poornima,Market 
Junction , 
Nileshwaram 
AW land (Revenue) 


435 /9A 


435 / 23 


Private 


Garden 


435 / 15A 


435 /24 


Private 


Garden 


435/ 16B 


4 35/25 


Private 


Garden 


57 


435 / 17 


435 / 26 


Private 


Garden 


18 


4 ) Cheru 
vathur 


353/1 


353/4 


Govt 


Dry 


2179 


60 


358 /2B 
358 / 7 


358 /23 
358 / 24 


Govt 
Private 


Dry 
Garden 


| 


47 


626 / 

1 


6 26 /11 


Private 


Dry 


1381 


Pathm 


626 / 1 


626 / 12 


Private 


Dry 


1523 


626 / 1 


AW land Revenue 
Radha 
D /o Ambu 
Karanavar (L ) 
Nandanam Nivas, 
P . V .Nagar, 
Cheruvathur 
Pathmavathi. A . V 
D /o Narayani 
A . V . Narayani 
W /o Krishna 
Poduval 
A . V . Lakshmi 
Amma, D /o Kanna 
Poduval, Thazhathe 
Mattalayi, 
Cheruvathur 
Krishnan 
Karivellur , 
Mattalayi House , 
Cheruvathur 
1. Vijayaraghavan 
Nambiar 
Mattalayi House, 
Cheruvathur 


626 /13 


Private 


Dry 


859 


626 / 1 


626 / 14 


Private 


Dry 


569 


626 /1 


626 /15 


Private 


Dry 


250 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


2 . Tarik Ali, Slo 
Muhammed Ali 
Jameela Nivas, 
Thankayam , 
Trikaripur, 
7012122381 
AW Land Revenue 
| AW Land Revenue 


626 / 1 
628 
Total 


626 /16 
628/ 3 


Govt 
| Govt 


Dry 
Dry 


277 
140 
10625 


[ F. No. NHAI/ 11013 / LA/ Notif/ NH 17/ PHU- Kozhikode ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date : 2017 .11.01 22 :49:53 
+ 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


